निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 131) पटना , वृहस्पतिवार , 23 फरवरी 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

3 नवम्बर 2016 
___ सं० 2 / पी05 - 20 - 08 / 2010 - 8756 / गृ0आ0 - वित्त विभागीय संकल्प सं0 7566 दिनांक 14.07. 2010 एवं वित्त 
विभाग के पत्रांक - 15338 - वि० , दिनांक 29. 10. 2012 तथा गृह ( आरक्षी) विभाग के आदेश संख्या - 2 / पी0 - 05 
20 - 08 / 2010 - 3369 दिनांक 8.05. 2015 के आलोक में अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों से प्रोन्नत बिहार पुलिस सेवा 
के निम्नांकित पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना - 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के 
सामने स्तम्भ - 4 में अंकित तिथि से पी0बी0 - 3 + ग्रेड पे रू0 7600 / - में तृतीय वित्तीय उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है : 
क्रम सं0 पदाधिकारी का नाम 

कोटि क्रमांक तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 

योजना की देय तिथि 


3 


4 


1. 


01.01. 2009 
01.07. 2011 
01.01.2009 
01.01.2009 


01 .01. 2009 


श्री श्रीकृष्ण प्रसाद सिंह ( से0नि0) 
श्री अजय कुमार चौधरी ( से0नि0 ) 
श्री जियाउद्दीन अहमद ( से0नि0 ) 
श्री विजेन्द्र प्रसाद सिंह ( से0नि0 ) 
श्री नरेश मोहन झा ( से0नि0) 
श्री अरूण कुमार सिंह ( से0नि0 ) 
श्री संतोष कुमार घोष ( से0नि0 ) 
श्री शिवचरण दास ( से0नि0 ) 
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह ( से0नि0 ) 
श्री वरमेश्वर प्रसाद सिन्हा ( से0नि0) 


67 / 09 
271 / 09 
126 / 09 
132 / 09 
212 / 09 
211 / 09 
135 / 09 
147 / 09 
228 / 09 
231 / 03 


01.01. 2009 


01.01. 2009 


01.01. 2011 


20 . 06. 2009 


01 .01. 2009 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 फरवरी 2017 


क्रम सं0 


पदाधिकारी का नाम 


कोटि क्रमांक 


तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 

योजना की देय तिथि 


3 


11. 


2 
श्री रामकृष्ण पोद्दार ( से0नि0 ) 
श्री सत्य निरंजन प्रसाद ( से0नि0 ) 


156 / 09 


15. 09. 2012 


12. 


227 / 09 


01. 01. 2011 


2. वित्त विभाग के पत्र संख्या - 3637 / वि०, दिनांक 10 .04. 2013 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का 
निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22(1)( ए)(1) के अन्तर्गत किया जाएगा । 

3. उपर्युक्त किसी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर 
संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित कर दिया 
जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मंडल , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 131 - 57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


